निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 चैत्र 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 266 ) पटना , शुक्रवार , 31 मार्च 2017 


सं० 3 / एफ - 01 - 39 /2014 - 2480/वि० , 


वित्त विभाग 


संकल्प 

31 मार्च 2017 
विषयः- वित्त विभागीय संकल्प सं0 2080, दिनांक 02.03. 2015 द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न 

पदाधिकारीयों के आवासीय कार्यालय हेतु स्वीकृत एवं उपलब्ध कराये गये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के 
जीवनकाल एवं उसके depreciation cost में संशोधन के संबंध में । 

वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 2080, दिनांक 02. 03.2015 द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न 
प्राधिकारों के आवासीय कार्यालय हेतु स्वीकृत एवं उपलब्ध . कराये गये फर्नीचर, उपस्कर एवं इलेक्ट्रॉनिक 
उपकरण का जीवनकाल का निर्धारण एवं उपर्युक्त उपकरणों को Retain किये जाने का विकल्प चुने जाने पर 
उन्हें उपर्युक्त उपकरण अनुलग्नक ख के अनुसार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था । 

___ 2. राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारीगण को सरकारी कार्यों के निर्वहन हेतु सरकार के द्वारा 
उपलब्ध कराये गये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्धारित जीवनकाल के पूर्व ही खराब हो जा रहे हैं जिससे उन 
पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के दायित्व निर्वहन में कठिनाई हो रही है । निर्धारित जीवनकाल से पहले ही 
खराब हो जाने की स्थिति में कोई पदाधिकारी उसे Retain का विकल्प देकर Depreciation Cost पर लेने 
के लिए तैयार नहीं है । उपर्युक्त संकल्प में राज्य सरकार द्वारा पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्धारित जीवनकाल के पहले खराब हो जाने पर नये उपकरण का क्रय करने या 
Replacement करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 31 मार्च 2017 
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग , नई दिल्ली द्वारा परिपत्र सं0 E. No . 8( 64)/ 2016 
E.II( A) dated 27th Sep. 2016 निर्गत किया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यथा - Laptop, Tablet, 
Notepad , Ultra Book, Note Book, Net Book अथवा इसी कोटि के उपकरणों का जीवन काल चार वर्ष 
एवं 25 % ह्यस दर ( depreciation cost ) प्रतिवर्ष क्रमागत घटते मूल्य पर निर्धारित किया गया है । 

4. अतः भारत सरकार , वित्त मंत्रालय के परिपत्र सं0 F. No . 8 ( 64)/ 2016- E.II( A ) dated 27th 
Sep. 2016 के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत वित विभागीय संकल्प संख्या - 2080 , दिनांक 02.03. 15 को 
पदाधिकारियों के लिए आंशिक रूप से संशोधित करते हुए निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है : 

i. संबंधित पदाधिकारी को निर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जीवन काल चार वर्ष निर्धारित की 

जाती है । इस अवधि की समाप्ति के पश्चात ही उन्हें नया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अनुमान्य 

होगा । 
ii . निर्धारित चार वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात संबंधित पदाधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक 

उपकरण की लागत राशि (क्रय मूल्य ) का 10 प्रतिशत राशि जमा कर उसे अपने पास 
रखना अनिवार्य होगा । 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ह्यस दर (depreciation cost ) 25 % प्रतिवर्ष निर्धारित किया 

जाता है जो क्रमागत घटते मूल्य पर मान्य होगा । 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

शिव शंकर मिश्र, 
विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 266 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


